सत्यमेव जयते 


GOVT.O 


OF HARYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt . of Haryana 


No. 136-2021 / Ext . ] CHANDIGARH . FRIDAY , AUGUST 20. 2021 ( SRAVANA 29. 1943 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 20 अगस्त , 2021 
संख्या 52 / 56 / 2021-2क1.- हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली , 1977 के नियम -9 के उपबन्धों के 
अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 
नगर पालिका , असन्ध , जिला करनाल के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाता है , जिनको इसके प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति 
पर या इसके पश्चात् सरकार , ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों , यदि कोई हो , जो अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , शहरी 
स्थानीय निकाय विभाग / निदेशक , शहरी स्थानीय निकाय , हरियाणा , पंचकुला द्वारा उपायुक्त , करनाल के माध्यम से किसी 
व्यक्ति से प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रकार की विनिर्दिष्ठ अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें , विचार करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं 0 01 : - कैथल रोड बाईपास ( ढोल चौंक ) से आरम्भ होकर उत्तर - पूर्व दिशा में बाईपास रोड से होते हुए बाल्मिकी मन्दिर 
की गली के संगम तक , तत्पश्चात बाल्मिकी मन्दिर से पूर्व दिशा की तरफ जाते हुए तालाब तक , तत्पश्चात तालाब से पूर्व 
दिशा की तरफ जाते हुऐ कश्यप चौपाल तक , तत्पश्चात कश्यप चौपाल से उत्तर - पूर्व दिशा में जाते हुए दादा खेड़ा गेट तक , 
तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर दादा खेडे वाली गली के साथ - साथ जाते हुऐ हरिजन चौपाल के संगम तक , तत्पश्चात हरिजन 
चौपाल संगम से दाई ओर मुडकर गुरूदेव पुत्र हवा सिंह के मकान के साथ - साथ जाते हुऐ मानसिंह की चक्की के संगम तक , 
तत्पश्चात दांई ओर मुड़कर जीत पुत्र निहालाराम के साथ - साथ शुरू होकर बाल्मिकी बस्ती के संगम तक , तत्पश्चात बाल्मिकी 
चौपाल से दाई ओर मुड़कर गली के साथ - साथ बलवान पुत्र सरूप के मकान से दाई ओर मुड़कर जाते हुए प्राईमरी स्कुल 
तक , तत्पश्चात राकेश पुत्र रूला राम ( प्राईमरी स्कुल ) गली के दाई ओर मुड़कर साथ जाते हुए संतरो पत्नी रघुबीर सिंह के 
मकान से गली के संगम तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर राजकुमार पुत्र मामुराम बाल्मिकी मोहल्ला से शुरू होकर गली के 
साथ - साथ जाते हुए कैथल रोड बाईपास ( ढोल चौंक ) तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं ० 02 : - दादा खेड़ा थोरगिरी से आरम्भ होकर उत्तर पश्चिम की दिशा में जाते हुऐ उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए 
झीमरों वाली गली के संगम तक , तत्पश्चात उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए गली पुराना गुरूद्वारा के बिन्दु तक , तत्पश्चात 
कृष्ण नाईं के मकान के साथ - साथ पश्चिम दिशा में जाते हुए बाई ओर मुड़कर पीर वाली के संगम तक , तत्पश्चात उक्त गली 
के साथ जाते हुए गली बाल्मिकी के संगम तक , तत्पश्चात मानसिंह की चक्की से दाई ओर मुडकर रघुबीर पुत्र जगनराम के 
मकान से आरंभ होकर बुढ़ी माता वाली गली के साथ - साथ जाते हुए दुन्दी राम के मकान तक , तत्पश्चात से मुड़कर नाथी की 
चक्की तक , तत्पश्चात नाथी की चक्की से होते हुऐ डा ० बन्सी लाल के साथ - साथ हरिजन चौपाल के संगम तक , तत्पश्चात 
संगम से होते हुये दादा खेड़ा तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 


( 2148 ) 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , AUG . 20 , 2021 ( SRVN . 29 , 1943 SAKA ) 


2149 


वार्ड नं ० 03 : - अमरीक सिंह पुत्र मन्सा सिंह के मकान से आरम्भ होकर दक्षिण दिशा में पुराना गुरूद्वारा मोहल्ला की गली तक , 
मुड़कर रामा बनिया के मकान तक , तत्पश्चात पूर्व दिशा में जाते हुए सुनारो वाली गली , लाल चन्द पुत्र अन्तराम के मकान 
तक , तत्पश्चात उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए शिव मन्दिर के संगम तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर गली होली चौंक 
तक , भाटों वाली चौपाल के साथ - साथ जाते हुए ओमप्रकाश पुत्र ताराचन्द के संगम तक , तत्पश्चात दाई ओर मुडकर भाटों 
वाली चौपाल तक , तत्पश्चात बाई ओर मुडकर उक्त गली के साथ जाते हुए गली पुराना गुरूद्वारा के सामने के बिन्दु तक , 
तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर उक्त्त गली के साथ जाते हुए झीमरों वाली गली के संगम तक , तत्पश्चात उक्त गली के साथ जाते 
हुऐ सुनारों वाली गली राजरानी पत्नी लेखराज के मकान के साथ - साथ जाते हुए अमरीक सिंह पुत्र मन्सा सिंह के मकान तक , 
जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं ० 04 : - गली दादा खेड़ा गेट व कैथल बाईपास रोड के संगम से आरम्भ होकर तथा पूर्व दिशा में उक्त कैथल बाईपास 
रोड़ से जाते हुए पण्डित सोहन लाल बस्सी वाले की दुकान तक , तत्पश्चात दाई ओर दक्षिण दिशा में उक्त गली के 
साथ - साथ जाते हुए प्रेम चन्द पुत्र कस्तुरी लाल के मकान तक , तत्पश्चात बाई ओर मुड़कर उक्त गली के साथ - साथ जाते 
हुये जयभगवान पुत्र बुन्दीराम भाट के मकान तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर ओमप्रकाश पुत्र बलवन्त राम के मकान के 
साथ - साथ आटा चक्की तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर उक्त गली के साथ जाते हुए ईश्वर दास पुत्र कलीराम के मकान 
तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर गली के साथ - साथ जाते हुए दादा खेड़ा वाली गली व कैथल बाईपास रोड के संगम तक , 
जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं ० 05 : - कैथल बाईपास रोड व पण्डित आटा चक्की की दुकान से आरम्भ होकर पूर्व की दिशा में उक्त रोड के 
साथ - साथ जाते हुये नानकपूरा चौंक तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में दाई ओर मुड़कर करनाल रोड के डाकखाने वाली गली 
के संगम तक , तत्पश्चात दाई ओर मुडकर थाने वाली गली के साथ - साथ डी.एस.पी. ऑफिस वाली गली के संगम तक , 
तत्पश्चात उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए जितेन्द्र चौपड़ा के मकान तक , तत्पश्चात उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए 
रोहताश पुत्र रामकरण नजदीक गणेश मन्दिर के मकान तक , तत्पश्चात बाई ओर मुड़कर उक्त गली के साथ जाते हुये प्रेमचन्द 
पुत्र कस्तुरी ( शिमला बस्ती ) के मकान तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए पण्डित आटा 
चक्की बस्सी वाले की दुकान व कैथल बाईपास रोड के संगम तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं 0 06 : - इन्द्रा कालोनी बाईपास रोड से आरम्भ होकर दाई ओर पश्चिम - उत्तर दिशा में मुड़कर मन्नत पैलेस कैथल रोड 
से होते हुए दाई ओर मुड़कर उत्तर दिशा में न्यू बाईपास रोड से राहड़ा रोड संगम तक , तत्पश्चात राहड़ा रोड से बाई ओर 
नैशनल स्कुल से मुड़कर डेरा स्वर्ण सिंह पण्डोरिया से दाई ओर मुड़कर डेरा गामा रोड कबीर बस्ती के साथ - साथ होते हुऐ 
ओल्ड बाईपास रोड संगम तक , तत्पश्चात ओल्ड बाईपास रोड जीवन चानना कालेज के साथ जाते हुए इन्द्रा कालोनी बाईपास 
रोड तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं 0 07 : - पुराने बाईपास से आरम्भ होकर उत्तर दिशा में डेरा गाामाा रोड पर जाते हुये कबीर बस्ती के साथ - साथ न्यू 
एम.सी. लिमिट तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर न्यू एम.सी. लिमिट के साथ - साथ डेरा गुरूप्रताप सिंह तक , तत्पश्चात दक्षिण 
दिशा में मुड़कर करनाल रोड तक , तत्पश्चात पूर्व - दक्षिण दिशा में मुड़कर करनाल रोड से नई अनाज मन्डी तक , तत्पश्चात 
दक्षिण - पश्चिम दिशा में मुड़कर रत्तक रोड से नानकपुरा चौंक के संगम तक , तत्पश्चात नानकपुरा चौंक से पश्चिम दिशा में 
शिव कालोनी के साथ - साथ पुराने बाई पास रोड तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं ० 08 : - रत्तक रोड ( नानकपूरा चौंक ) से आरम्भ होकर नई अनाज मन्ड़ी गेट तक , तत्पश्चात दक्षिण - पूर्व दिशा में जाते 
हुए न्यु एम.सी. लिमिट के अंत तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में जाते हुये एल.पी.जी. गोदाम तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में जाते 
हुये पावर हाउस के साथ - साथ जयपुर होस्पिटल वाली गली के संगम तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में मुड़कर जयपुर होस्पिटल 
के साथ - साथ बी.डी.पी.ओ. आफिस तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में मुड़कर रत्तक तक रोड ( नानकपूरा चौंक ) तक , जोकि 
आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं ० 09 : - नानकपूरा चौंक से आरम्भ होकर पूर्व दिशा में बी.डी.पी.ओ. आफिस वाली गली में जाते हुये बी.डी.पी.ओ. 
आफिस तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में हाई स्कुल प्ले ग्राउण्ड के साथ - साथ जाते हुए सालवन रोड को पार करके शमशान 
घाट वाली गली के संगम तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में जाते हुए श्रीराम के आरा तक , तत्पश्चात श्रीराम आरा से पशुओं के 
हस्पताल तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में मुड़कर ओमप्रकाश जांगडा के मकान के साथ - साथ होते हुये पीर वाले स्कूल तक , 
तत्पश्चात पश्चिम दिशा में जाते हुये करनाल रोड तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में जाते हुए नये म्युनिसिपल कमेटी आफिस के 
साथ - साथ जाते हुये नानकपुरा चौंक तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं . 10 : - करनाल रोड व डाकखाने वाली गली के संगम से आरम्भ होकर दक्षिण दिशा में जाते हुये दाये मुड़कर 
डा ० सिंगला वाली गली तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में कब्र चौंक से होते हुये सनातम धर्म मन्दिर के सामने से होते हुए 
ओमप्रकाश पुत्र ताराचन्द के मकान तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में भाट चौपाल के साथ - साथ होते हुये होली चौंक तक , 
तत्पश्चात होली चौंक से पूर्व दिशा में पीपल चौंक तक , पीपल चौंक से मान की चक्की तक , तत्पश्चात मान की चक्की सें दाई 
ओर मुडकर शिव मन्दिर से होते हुये पुलिस थाना तक , तत्पश्चात पुलिस थाना से पूर्व दिशा में डाकखाने वाली गली से 
करनाल रोड तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं ० 11 : - विनोद प्रजापत के मकान से आरम्भ होकर दक्षिण दिशा में जाते हुये गैस ऐजैन्सी तक , तत्पश्चात गैस ऐजैन्सी से 
पश्चिम दिशा में जाते हुये गुप्ता मैडिकल स्टोर तक , तत्पश्चात गुप्ता मैडिकल स्टोर से उत्तर दिशा में जाते हुये गुरू अर्जन देव 
वाली गली के बिन्दु तक , तत्पश्चात गुरू अर्जन देव वाली गली के बिन्दु से शमशेर सिंह के मकान तक , तत्पश्चात शमशेर सिंह 


2150 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , AUG . 20 , 2021 ( SRVN . 29 , 1943 SAKA ) 


के मकान से राम की चक्की तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में जाते हुये फुला बाल्मिकी से पीर तक , तत्पश्चात पीर से पूर्व दिशा में 
जाते हुये भूपिन्दर मिस्त्री के मकान तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में जाते हुये नाई वाली गली होते हुये पुराना गुरूद्वारा तक , 
तत्पश्चात दक्षिण दिशा में रामा बनिया के मकान से होते हुये भाट चौपाल तक , चौपाल से विनोद प्रजापत के मकान तक , जोकि 
आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं 0 12 : - करनाल रोड आरम्भ होकर उत्तर दिशा में एक्स एम ० एल ० ए ० पण्डित जिले राम शर्मा की कोठी के साथ - साथ 
होते हुए मनोज साईकिल वर्कस की दुकान तक , तत्पश्चात पूर्व दिशा में दाई ओर मुड़कर पीर वाले स्कूल की गली के 
साथ - साथ होते हुए आरे वाली गली तक , तत्पश्चात आरे वाली गली से मदनलाल पुत्र साधु राम जांगड़ा के आरे तक , 
तत्पश्चात मुड़कर उत्तर दिशा मे सुरेश जांगडा के मकान तक , तत्पश्चात दाई ओर पूर्व दिशा में मुड़कर पांचाल धर्मशाला व 33 
फुटी गली के संगम तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर गली के साथ - साथ मनजीत का आरा मलिकपुर रोड तक , तत्पश्चात 
पश्चिम दिशा में मनजीत के आरे से प्रीतम सिंह गुराया के मकान तक , तत्पश्चात गायब गाजी पीर के साथ - साथ मजहबी 
वाली गली तक , तत्पश्चात मजहबी गली से शीशन गोयल के मकान तक , तत्पश्चात शीशन गोयल के मकान से गीता मन्दिर 
तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में मुड़कर महिन्द्र साईकिल वाली गली के संगम तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में सफीदों रोड से 
मैन चौंक , मैन चौंक से कब्र चौंक तक , तत्पश्चात कब्र चौंक से पूर्व दिशा में करनाल रोड तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं 0 13 : - सालवन रोड पर शमशान घाट 33 फुटी वाली गली से आरम्भ होकर उक्त सालवन रोड से पूर्व दिशा में 
रोजगार कार्यालय के साथ - साथ जाते हुए जी.एस. फार्म के संगम तक , तत्पश्चात दक्षिण - पश्चिम दिशा में मुडकर न्यू बाईपास 
तक , 100 मीटर आगे चलकर मलिकपुर रोड के संगम तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा मलिकपुर रोड से न्यू बाईपास रोड तक , 
तत्पश्चात बाईपास रोड से रामगढ़िया धर्मशाला तक , तत्पश्चात बाई ओर मुड़कर गीता कालोनी की गली के साथ - साथ गीता 
मन्दिर तक , तत्पश्चात दाई ओर मुड़कर शीशन गोयल के सामने वाले बिन्दु तक , मुड़कर मजहबी गुरूद्वारा से होते हुए गाजी 
पीर को पास करके मलिकपुर रोड पर प्रीतम सिहं गुराया के मकान तक , तत्पश्चात पूर्व दिशा में मुड़कर प्रीतम गुराया के 
मकान से 33 फुट वाली गली के अंत तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं 0 14 : - सफीदों रोड पर महिन्द्र साईकिल वाली गली से आरम्भ होकर रामगढ़िया धर्मशाला के साथ - साथ राजु पाहवा 
के मकान तक , तत्पश्चात बाईपास रोड से न्यू पुर्वी म्युनिसिपल सीमा मलिकपुर रोड तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में मलिकपुर 
रोड से जिन्दल कालोनी के अंत तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में जिन्दल कालोनी से अपना होटल तक , तत्पश्चात दक्षिण 
दिशा में सफीदों रोड पर मिलन पैलेस के अंत तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में सफीदों रोड पर चलते हुये बाईपास रोड को पार 
करके महिन्द्र साईकिल वाली गली तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं ० 15 : - बालाजी मन्दिर से आरम्भ होकर पूर्व दिशा में चलते हुये वाईस प्रधान संदेश जिन्दल के मकान तक , तत्पश्चात 
दक्षिण दिशा सफीदों रोड के साथ - साथ चलते हुये बाईपास को पार करके राधा स्वामी सतसंग भवन से होते हुये कुम्हार बस्ती 
तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में डेरा बलबीर सिंह तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में एस.टी.पी. प्लांट से होते हुये उत्तर दिशा में 
डेरा गुरचरण सिंह के साथ - साथ बाईपास को पार करके मनजीत के मकान तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में कुलबीर के मकान 
तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में इकबाल सिंह व विनोद तनेजा के मकान के साथ - साथ बालाजी मन्दिर तक , जोकि आरम्भिक 
बिन्दु है । 
वार्ड नं 0 16 : - राम की चक्की से आरम्भ होकर पूर्व दिशा में चलते हुये टहल सिंह की दुकान तक , तत्पश्चात टहल सिंह की 
दुकान से होते हुये चठी के मकान तक , तत्पश्चात चठी के मकान से पप्पु चीका के मकान तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में 
चलते हुये गुरुद्वारे की दुकानों तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में कैथल चौंक तक , तत्पश्चात कैथल चौंक से सफीदों रोड के 
साथ - साथ पश्चिम दिशा में डेहा बस्ती तक , तत्पश्चात डेहा बस्ती से बालाजी मन्दिर तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में देवा सिंह 
के मकान के साथ - साथ चलते हुये पूर्व दिशा में मनजीत के मकान के सामने तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में न्यू एम.सी. 
लिमिट के बाईपास को पार करके पश्चिम दिशा में डेरा सतनाम सिंह की तरफ चलते हुये गुजराखिया रोड तक , तत्पश्चात 
उत्तर दिशा में जीन्द रोड पर डेरा कंधारा सिंह के साथ - साथ पूर्व दिशा में बाईपास तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में कैथल रोड 
चलते हुये वाटर वक्स तक , तत्पश्चात पूर्व दिशा में गुलशन छाबड़ा से पप्पु छाबड़ा वक्स तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में चलते 
हुये बूस्टर पम्प के सामने से राम की चक्की तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं ० 17 : - न्यू बाईपास रोड से आरम्भ होकर पश्चिम - दक्षिण दिशा में चलते हुये कैथल रोड से ढोल चौंक तक , तत्पश्चात 
ढोल चौंक से बाल्मिकी चौपाल , तत्पश्चात बाल्मिकी चौपाल से पीर तक , तत्पश्चात पश्चिम दिशा में चलते हुये फुला बाल्मिकी 
के मकान के साथ - साथ राम की चक्की तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में बुस्टर पम्प के साथ - साथ कैथल रोड तक , तत्पश्चात 
कैथल रोड पर पश्चिम दिशा में चलते हुये बुलेट की ऐजेन्सी के साथ - साथ वाटर वर्कस तक , तत्पश्चात दक्षिण दिशा में चलते 
हुये बाईपास रोड से जीन्द रोड तक , तत्पश्चात न्यू एम.सी. लिमिट तक , तत्पश्चात उत्तर दिशा में डेरा हरभजन सिंह ( कैथल 
रोड़ ) तक , तत्पश्चात पूर्व दिशा में बाईपास रोड पर चलते हुये मुंड रोड को पार करके बाईपास तक , जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 


एस ० एन ० राय , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 

शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , AUG . 20 , 2021 ( SRVN . 29 , 1943 SAKA ) 


2151 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 20th August , 2021 
No. 52 / 56 / 2021-2C1.- In pursuance of the provision of Rule - 9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules , 1977 and in supersession of all previous orders / Notification issued in this behalf , the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee , Assandh , 
District - Karnal for information of the persons likely to be affected thereby . 

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 10 days from the date of publication of this order in the official gazette , together with objections 
and suggestions if any , which may be received by the Additional Chief Secretary to Government Haryana , Urban 
Local Bodies Department / Director , Urban Local Bodies , Haryana , Panchkula through Deputy Commissioner , 
Karnal from any person in respect of the proposal before the expiry of the period so specified . 

SCHEDULE OF BOUNDARIES 
Ward No. 01 : - Starting from Kaithal Bypass Road towards North East ( Dhol Chowk ) and going on Bypass Road to 
the junction of Gali Balmiki Temple , thence passing through Balmiki Temple , taking a right in East Direction to 
pound , thence from pound in East direction to Kashyap Choupal , thence from Kashyap Choupal to North East 
direction passing through till Dada Kheda Gate , thence turning to the right side and going along the street of Dada 
Kheda to the confluence of Harijan Chaupal , then turning to the right from Harijan Chaupal confluence and going 
along the house of Gurudev S / o Hawa Singh to the confluence of Man Singh's chakki , then turning to the right 
starting with Jeet Slo Nihalaram till the confluence of Balmiki Basti , then turning to the right from Valmiki Chaupal 
and going along the street from the house of Balwan S / o Sharup to the Primary School , thence Rakesh S / o Rula Ram 
( Primary School ) turning to the right of the street and going along the house of Santro W / o Raghubir Singh to the 
confluence of the street , then turning to the right , Raj Kumar S / o Mamuram starting from Balmiki Mohalla and going 
along the street till Kaithal Road Bypass Dhol Chowk , which is the starting point . 
Ward No. 02 : - Starting from Dada Kheda Thorgiri in North West direction and going along the said street till the 
confluence of the Jhimar street , then going along the said street till the point of the old Gurudwara and going along 
with the house of Krishna Nai Turning left side in West direction to the confluence of Pir Wali gali , thence going 
along the said street to the confluence of Valmiki and turning to the right from Mansingh ki Chakki starting from the 
house of Raghubir S / o Jaganram and going along the street of Budhi Mata to the house of Dundi Ram . Thence 
turning from there to Nathi ki Chakki and passing through Nathi ki Chakki to shop of Dr. Bansi Lal as well as Harijan 
Choupal via Confluence , Thence from confluence till Dada Kheda which is the starting point . 
Ward No. 03 : - Starting from the house of Amrik Singh S / o Mansa Singh and moving in South direction to Old 
Gurdwara Mohalla street and turning towards Rama Baniya , thence turn in East direction through Sunaro Wali Gali 
till Lal Chand S / o Antram's house , then going along with the said street till the confluence of Shiv Temple , then 
turning to the right of the street going along Holi Chowk , going along Bhatto Wali Chaupal till the confluence of the 
house of Om Prakash S / o Tarachand , thence after that turning to the right till Bhatto Wali Chaupal , then turning left 
and going along with the said street till the point in front of the Old Gurudwara , then turning to the right and going 
along with the said street till the confluence of the Jhimar street , after that the said street going along with the house 
of Rani W / o Lekhraj Sunaro Wali Gali till the house of Amrik Singh S / o Mansa Singh , which is the starting point . 
Ward No. 04 : - Starting from the Gali Dada Kheda and confluence of Kaithal bypass and going in East direction to 
said Kaithal bypass Road till the shop of Pandit Sohan Lal Bassi , thence turning to the right and going in South 
direction along the said street to the house of Prem Chand S / o Kasturi Lal till then after turning left and going along 
with the said street till the house of Jai Bhagwan S / o Bundiram Bhatt , thence turning to the right side of the house of 
Om Prakash S / o Balwant Ram till the Atta Chakki , thence turning to the right and going along with the said street to 
the house of Ishwar Dass S / o Kaliram , after that moving from the house of Ishawar Dass S / o Kaliram then turning to 
the right and going along with the street till the confluence of Dada Kheda Wali Gali and Kaithal Bypass Road , which 
is the starting point . 
Ward No. 05 : - Starting from Kaithal Bypass Road and Pandit Atta Chakki Bassi Wale shop going in the East 
direction along with the said Road to Nanakpura Chowk , thence turning to the right in South direction till the 
confluence of the Post Office street of Karnal Road , thence turning to the right along with the street of the police 
station till the junction of the street of DSP Office , after that while going along with the said street till the house of 
Jitendra Chopra , then going along with the said street till the house of Rohtash Slo Ram Karan near Ganesh Temple , 
thence turning to the left and going along with the said street till the house of Prem Chand S / o Kasturi situated in 
Shimla Basti , thence turning to the right and going along with the said street till the junction of Pandit Atta Chakki 
Bassi Wale shop and Kaithal Bypass Road , which is the starting point . 


2152 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , AUG . 20 , 2021 ( SRVN . 29 , 1943 SAKA ) 


Ward No. 06 : - Starting from Indra Colony Bypass Road in West North direction to Mannat Palace via Kaithal Road , 
turning right in North direction via New Bypass Gaushala Road to Rahda Road confluence and from moving Rahda 
Road to National School and passing along with the Dera Swarn Singh Pandhoria to right turning towards Dera Gama 
Road passing along Kabir Basti to Old Bypass Road to confluence , thence Old Bypass Road to going along with 
Jeevan Chanana College to Indra Colony Bypass Road , which is the starting point . 
Ward No. 07 : - Starting from Old Bypass Road moving the north direction on the Dera Gama Road alongwith the 
Kabir Basti till the end of New M.C. limit , thence turn in right side along with the New M.C limit in the end of Dera 
Guru Partap Singh , thence turn in south direction till the Karnal Road , thence moving east - south direction from 
Karnal Road to New Anaj Mandi , thence moving in the south - west direction till the junction of Ratak Road to 
Nanakpura Chowk , thence moving from Nanakpura Chowk in west direction towards alongwith the Shiv Colony to 
Old Bye pass Road , which is the starting point . 
Ward No. 08 : - Starting from Ratak Road ( Nanakpura Chowk ) to New Anaj Mandi Gate , thence moving in the south 
east side to end of the New M.C. limit , thence moving in north direction to the L.P.G. Godown and turn in west 
direction along with Power House , Salwan Road and Junction of Jaipur Hospital wali Gali , thence turn in North 
direction alongwith the Jaipur Hospital to B.D.P.O. Office , then moving turn in west direction to Ratak Road 
( Nanakpura Chowk ) , which is the starting point . 
Ward No. 09 : - Starting from the Nanakpura Chowk and thence moving in along with the B.D.P.O. Office in East 
direction , after that moving in south direction along with the High School Play ground and cross the Salwan Road till 
the end Sham Ghat wali Gali , thence moving in west direction to the Shri Ram Aara , thence Shri Ram Aara to Anima 
Hospital , thence in north direction to Peer wala School alongwith Om Parkash Jangra House , thence moving in west 
direction toward Karnal Road , thence moving the North direction of New Municipal Committee Office till the end of 
Nanakpura Chowk , which is the starting point . 
Ward No. 10 : - Starting from the confluence of Karnal Road and Post Office street in South Direction , thence turn 
right in south direction passing along the street of Dr. Singla wali Gali to in west direction of Kabar Chowk then 
toward alongwith the Snatam Dharam Mandir in front of house of Omprakash Slo Tarachand , thence moving in the 
north direction alongwith Bhatt Choupal to Holi Chowk , thence moving Holi Chowk to in the east direction to Peepal 
Chowk , and Peepal Chowk to Man chakki , thence turning right from Man ki chakki to along with Shiy temple to till 
Police Station , thence moving from east direction from police station to alongwith Post Office Street of the Karnal 
Road , which is the starting point . 
Ward No. 11 : - Starting from the House of Vinod Prajapat and then moving in the South direction till the end of Gas 
Agency , thence moving in the West direction from Gas Agency to Gupta Medical Store , thence moving in the North 
direction from Gupta Medical Store to point of Guru Arjun Dev wali Gali , thence moving in the west direction Guru 
Arjun Dev wali Gali to the House of Shamsher Singh , thence alongwith house of Shamsher Singh to Ram Ki Chakki , 
then moving the west direction Phulla Balmiki to Peer , then moving the east direction from Peer to the House of 
Bhupinder Mistri and thence moving towards north of direction to Nai wali Gali to old Gurudwara , alongwith the 
House of Rama Baniya , thence moving in south direction from House of Rama Baniya to Badh Choupal till the end 
of the House of Vinod Prajapat , which is the starting point . 
Ward No. 12 : - Starting from the Karnal Road in North Direction along with the Kothi of Ex M.L.A. Jile Ram 
Sharma to Manoj Cycle Works shop , thence turning to the right side in East Direction and passing along the street of 
Peer Wala School to Aare Wali Gali , thence moving in east direction from Aare Wali Gali to Aara of Madan Lal S / o 
Sadhu Ram Jangra and turning in north direction till Suresh Jangra's house , thence turning right in the east direction 
alongwith Panchal Dharamshala and 33 foot lane to confluence , thence turning to the right alongwith with the street 
till the junction of Malikpur Road till the end of Manjeet Aara , thence moving in west direction from Manjeet Aara 
on the Malikpur Road till the house of Pritam Singh Guraya , thence moving alongwith the Gayab Gaji Peer , then 
Gayab Gaji Peer peer to Majabhi Gali wali Gali , thence Majabhi Gali till the house of Shishan Goyal , then turning 
from the house of Shishan Goyal to Geeta Mandir , then turning in South direction confluence of Mahinder Cycle 
Wali Gali , thence moving in West direction towards Safidon Road to Main Chowk to Kabar Chowk , then Kabar 
Chowk to Karnal Road in East direction , which is the starting point . 
Ward No. 13 : - Starting from 33 ft . wali Gali on the Salwan Road and Shamshan Ghat street and thence going along 
with the said Salwan Road in East direction along the Employment Office going along with the G.S Farm to the 
confluence of G.S farm , thence turning South and West through New Bypass , going 100 meters ahead of confluence 
till the end of Malikpur Road , thence moving in West direction from Malikpur Road to New Bypass Road , then 
Bypass Road to Ramgadiya Dharamshala , then turn left and going along with the street of Gita Colony till Geeta 
Mandir , then turn right till the point in front of Shishan Goyal's house , then turning along wotj the Majhabi 
Gurudwara and passing Ghazi Pir Ki Gali along the to the house of Pritam Guraya on Malikpur Road , then turning to 
East direction from House of Pritam Guraya till the end of 33 ft . wali Gali on the Salwan Road and Shamshan Ghat 
street , which is the starting point . 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , AUG . 20 , 2021 ( SRVN . 29 , 1943 SAKA ) 


2153 


Ward No. 14 : - Starting from the Safidon Road on the Mahendra Cycle Wali Gali and going alongwith the 
Ramgadiya Dharamshala alongwith the House of Raju Pahwa , Bypass Road to New Eastern Municipality boundary 
on Malkpur Road , then turning to the Sought direction from Malikpur Road to the end of Jindal Colony , the moving 
in the West direction from Jindal Colony to Apna Hotel , then moving in the South direction till the end of Milan 
Palace on Safidon Road , then moving in North direction of Safidon Road and cross the Bypass Road alongwith the 
Mahender Cycle Wali Gali , which is the starting point . 
Ward No. 15 : - Starting from the Balaji Temple and then moving in the East Side of House of Vice Pradhan Sandesh 
Jindal Wali Gali on the Safidon Road , thence moving in the South direction alongwith the Safidon Road to the cross 
the bye pass alongwith the Radha Swami Satsang Bhawan to Kumhar Basti , then moving in West direction to Dera 
Balbir Singh , thence moving in South direction of alongwith STP Plant , then moving in North Direction along with 
Dera Gurucharan Singh to cross the bypass till the House of Manjeet , then turn in West direction to House of Kulbir , 
then turn North direction alongwith house of Iqbal Singh alongwith house of Vinod Taneja to Balaji Temple , which is 
the starting point . 
Ward No. 16 : - Starting from Ram ki Chakki and going in the East direction till the end of Shop of Tahal Singh , 
thence moving from shop of Tahal Singh to House of Chathi , from House of Chathi to House of Papu Chika , thence 
moving in North direction along with Gurudwara's Shops , thence moving in South direction on Kaithal Chowk , 
thence from Kaithal Chowk along with Safidon Road moving in West direction to Deha Basti , thence Deha Basti to 
Balaji Temple , thence move in South direction along with house of Deva Singh , thence move in East direction in 
front of house of Manjit Singh , thence move in South direction to cross the Bypass of New MC limit , thence move in 
West direction towards Dera Satnam Singh on Dera Gujrakhiya Road , thence move in North direction on Jind Road 
along with Dera Kandhara Singh , thence move in East direction on Bypass Road , thence move in North direction 
along with Water works on Kaithal Road , thence move in East direction along with Gulshan Chhabra till Pappu 
Chhabra works , thence move in North direction in front of Booster Pump till Ram ki Chakki , which is the starting 
point . 
Ward No. 17 : - Starting from the New Bypass Road , thence move in West South direction on Kaithal Road to Dhol 
Chowk , thence from Dhol Chowk to Balmiki Chaupal to Pir , thence move in West South direction along with house 
of Fulla Balmiki to Ram ki Chakki , thence move in South direction along with Booster pump till Kaithal Road , 
thence move in West direction along with Royal Enfield Agency till Water works on Kaithal Road , thence move in 
South direction on Bypass Road to Jind Road till New MC limit , thence move in North direction along with Dera 
Harbhajan Singh on Bypass Road , thence move in East direction on Bypass Road , thence cross the Mund Road along 
with Bypass Road , which is the starting point . 


S. N. ROY , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department . 


9289 — C.S. - H.G.P . Pkl . 


